निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 190 ) 


17 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 8 मार्च 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

8 मार्च 2017 
सं० 3 / एच० - 03 / 2007 - 2828 / सा०प्र० — भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली के पत्रांक - बी1 - 3 - 10 / 
2017 - 668 दिनांक 22. 02.2017 द्वारा, गया स्नातक , गया शिक्षक , सारण स्नातक एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 
बिहार विधान परिषद के स्नातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन - 2017 के लिए , दिनांक 09.03.2017 
( गुरूवार ) को मतदान की तिथि निर्धारित किये जाने के संबंध में सूचित किया गया है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , 
भारत सरकार का पत्रांक - 12/ 7 / 94 -JCA दिनांक 16.05. 1994 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 
135 - ख में निहित प्रावधानों तथा एन . आई. ऐक्ट., 1881 की धारा - 25 के स्पष्टीकरण के आलोक में , गया स्नातक , गया 
शिक्षक , सारण स्नातक एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में , बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन - 2017 में , मतदान 
की तिथि दिनांक 09. 03. 2017 ( गुरूवार) को , मताधिकार का प्रयोग करने के लिये, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों 
को , विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अनुमान्य की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 190 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih.nic. in 


